निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 पौष 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 833 ) पटना, वृहस्पतिवार , 29 दिसम्बर 2011 


जल संसाधन विभाग 


- - 


- - 


- - 


अधिसूचना 
15 दिसम्बर 2011 


सं0 22 / नि०सि० (सिवान ) -11- 21 / 2011 / 1532 — वाद संख्या CWJC No - 20243/ 2011 में दिनांक 
23 नवम्बर 2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में पूर्व में की गई समीक्षा की 
पुर्नसमीक्षा की गई । समीक्षा में पाया गया कि बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल , ठकराहा, शिo - गोपालगंज अंतर्गत सारण 
तटबंध के 117.05 कि0 मी0 152 .00 कि0 मी0 के बीच पायलट चैनल निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने की जॉच 
विभागीय उड़नदस्ता संगठन से करायी गयी । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की 
गयी । समीक्षा में पाया गया कि पायलट चैनल का खुदाई कार्य ड्रेजिंग मशीन के बदले राजस्थानी ट्रैक्टर से कराये 
जाने की वस्तुस्थिति से श्री सुदामा राय, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल , ठकराहा, शिविर - गोपालगंज 
पूर्णतः अवगत थे। इसके बावजूद एकरारित कार्यमद के अनुरूप ड्रेजिंग मशीन से कार्य हुए बिना ही उसके लिए 
एकरारित दर से तैयार द्वितीय चालू विपत्र का निविदा में निहित Mode of Payment की शर्तों का उल्लघंन 
करते हुये श्री राय के द्वारा विपत्र पारित कर अनियमित भुगतान किया गया, जिसके कारण सरकारी राशि की क्षति 
हुई । उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिये श्री सुदामा राय, कार्यपालक अभियन्ता को बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 9 (1) ( क ) के आलोक में निलंबित करते हुये विभागीय 
कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार श्री राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 
विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प ज्ञापांक 1434, दिनांक 22 नवम्बर 2011 के द्वारा निर्गत किया जा चुका है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 दिसम्बर 2011 
2. निलंबन अवधि में श्री राय का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग , दरभंगा 
निर्धारित किया जाता हैं । 
3. निलंबन अवधि में श्री राय को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 833 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


